रजिस्ट्री सं डी एल -33004/99 


33004 / 99 


REGD . NO. D . L.- 33004/ 99 


जयत . 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


. . . . असाधारण 

EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PART - Section 1 . 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29 , 2005 / आश्विन 7, 1927 
NEW DELHI , THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2005 / ASVINA 7, 1927 


सं. 261] 
No. 261 ] . 


गृह मंत्रालय 


. . .. अधिसूचना . . 


. 


नई दिल्ली, 28 सितम्बर , 2005 


विषय : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन । 

सं. 1/ 15/2002 - डी एम - ( 1)/ एन डी एम 3( ए). - गृह मंत्रालय की दिनांक 30 मई, 2005 की अधिसूचना सं. 1/ 15/ 2002 -डीएम ( 1 ) 
एन डी एम 3( ए ) के अनुसरण में , राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का निम्नानुसार गठन किया जाता है : 
. , (i भारत के प्रधान मंत्री : 

. . अध्यक्ष . . 
(ii ) जनरल एन. सी .विज पीवीएसएम, यू वाई एस एम , ए वी एस एम ( सेवानिवृत्त ) उपाध्यक्ष 

.. . 
(i) श्री के. एम . सिंह 

. . . . . सदस्य 
( iv ) श्री एम . शशिधर रेड्डी, विधायक 
( v) लेफ्टिनेंट जनरल ( सेवानिवृत्त ) जे. आर. भारद्वाज, पी वी एस एम , सदस्य 

- ए पी एस एम , वीएसएम पी एच एस 
( vi ) डॉ. मोहन कांडा 
( vii) श्री एन. विनोद चन्द्र मेनन 

. . सदस्य 
2. प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का दर्जा कैबिनेट मंत्री का तथा सदस्यों का दर्जा राज्य मंत्री का होगा । 
3. उपाध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की अन्य शर्ते अलग से जारी की जाएंगी । 


सदस्य 


. 


आर. भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव 


2927 G1/ 2005 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

PART I- SEÇ. 1] 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi,the 28th September, 2005 
Subject : Constitution of National Disaster Management Authority . 

No. 1/15 /2002-DM . CO /NDM . III (A ). In accordance with Para- 2 of the Ministry ofHome Affairs Notification No . 1/ 
15 /2002 -DM ( 1)/NDM . III (A ) dated 30th May, 2005, the National Disaster Management Authority is constituted as 
under :- : ; . 
( The PrimeMinister of India 

Chairperson 
f ) General N.C. VijPVSM ,UYSM , AVSM (Retd.). 

Vice Chairperson 
( ü ) Shri K . M . Singh 

· Member 
(iv ) Shri M . Shashidhar Reddy ,MLA 

Member 
(V ) Lt. Gen .(Retd.)J. R BhardwajPVSM , AVSM , VSM , PHS Member 
( vi) Dr.Mohan Kanda 

Member 
( vii) Shri N . Vinod Chandra Menon 

Member 
2. The Vice -Chairperson of the Authority will have the status of Cabinet Minister and Members of the Authority , the 
status of Minister of State . 
3. Other terms and conditions for the Vice -Chairperson and the Members will issue separately. 

R.BHATTACHARYA , It. Secy. 


.. . Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
: :. . . . and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


